निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


10 ज्येष्ट 1940 ( श0 ) 
( सं0 पटना 505 ) पटना, वृहस्पतिवार 31 मई 2018 


सं0 06 - सू०प्रा० - 19 / 2012 - - 651 

सूचना प्रावैधिकी विभाग 


संकल्प 

28 मई 2018 
विषयः - दरभंगा में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया (STPI) की शाखा खोले जाने हेतु STPI 

__ को लीज (30 वर्ष ) के माध्यम से निःशुल्क भूमि हस्तांतरण के संबंध में । 

वित्तीय वर्ष 2011 - 12 में सूचना प्रावैधिकी विभाग के माध्यम से सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी नीति, 2011 
प्रतिपादित किया गया था , जिसमें उद्योगों के लिये सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी नीति भी समाहित है । उक्त नीति में 
यह व्यवस्था प्रदान की गयी है कि राज्य सरकार आई०टी० प्रक्षेत्र के आधारभूत सरंचना को विकसित करने एवं 
आई०टी० आधारित उद्योग को प्रोत्साहित करने हेतु IT/ ITES इकाईयों के लिये उपयुक्त सरकारी जमीन की 
पहचान कर आरक्षित करेगी । 

2. सचिव, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के अर्द्धसरकारी पत्रांक 
STPI/ HQ / PDC /05/215 दिनांक 21 .03. 2017 के द्वारा यह अनुरोध किया गया है कि STPI की शाखा खोले 
जाने हेतु दरभंगा में दो एकड़ भूमि उपलब्ध करायी जाय, ताकि उक्त स्थलों पर STPI के द्वारा निर्माण कराया 
जा सके । 

3. सूचना प्रावैधिकी विभाग के द्वारा श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना से आई०टी०आई, दरभंगा में 02 
( दो ) एकड़ भूमि उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया, जिसके परिप्रेक्ष्य में प्रधान सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, 


बिहार गजट ( असाधारण ) , 31 मई 2018 
पटना के पत्रांक - 2318 दिनांक 26. 09. 2017 के द्वारा उक्त चिह्नित भूमि के अन्तर्विभागीय हस्तांतरण से संबंधित 
सहमति पत्र विभाग को उपलब्ध कराया गया । तत्पश्चात् समाहर्ता, दरभंगा से भूमि हस्तांतरित करने का अनुरोध 
किया गया , जिसके आलोक में समाहर्ता, दरभंगा ने पत्रांक - 134 दिनांक 22. 11. 2017 के द्वारा आई०टी०आई० दरभंगा 
परिसर के 02 ( दो ) एकड़ भूमि के अन्तर्विभागीय निःशुल्क हस्तांतरण की स्वीकृति प्रदान की गई है । चिह्नित भूमि की 
विवरणी निम्नवत् है : 


अंचल / थाना । खाता खेसरा 

आसामी का 
किस्म 
रकवा 

चौहद्दी 
मौजा नं० सं० । सं० 

नाम 

उ० - नं० हाजा 
02 एकड़ टेक्नीकल 

द० - मुख्य सड़क 
797 (02 बिगहा , 

__ श्रम एवं नियोजन 
बहादुरपुर 236 346 

विभाग, बिहार 
( नया ) 

पू० - फकीर प्रा० वगैरह 
05 कट्टा, 

विभाग, बिहार सरकार 
सरकार 

| वो रास्ता, अन्य । 
16 धूर) 

प० - नं० हाजा 
4. राज्य में यदि सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया की स्थापना की जाती है , तो आने वाले समय 


में यह संस्था IT / ITES प्रक्षेत्र के छोटे एवं मध्यम दर्जे के निवेशकों के लिए लाभकारी साबित होगा । इसके तहत 


एक ही कलस्टर के अन्तर्गत उन्हें सभी प्रकार की सुविधाएँ प्राप्त होगी; साथ - ही - साथ सॉफ्टवेयर विकास , बीपीओ 
एवं अन्य तकनीकी सहयोगी सेवाएँ भी निवेशकों को उपलब्ध हो पाएगी । 


6. वर्णित स्थिति में दरभंगा में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया ( STPI) की शाखा खोले जाने हेतु 
STPI को लीज ( 30 वर्ष) के माध्यम से निःशुल्क भूमि हस्तांतरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है । 

___ 7. उक्त संकल्प को दिनांक 21.05.2018 को मद् संख्या - 08 के रूप में मंत्रिपरिषद् के द्वारा स्वीकृति प्रदान 
की गयी है । 
आदेशः - आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को राजकीय राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया 

जाय और इसकी प्रति सभी विभाग / विभागाध्यक्ष / प्रमंडलीय आयुक्त / जिलाधिकारी / 
अनुमंडलाधिकारी को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजी जाय । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

राहुल सिंह, 
सरकार के सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 505-571 + 500 -डी0टी0पी0 । 

Website : http ://egazette .bih .nic .in 


